रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.NO.D.L - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 17012020-215529 

CG - DL - E - 17012020-215529 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 180 ] 
No. 180 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 13 , 2020 / पौष 23 , 1941 
NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 13 , 2020 / PAUSHA 23 , 1941 


> 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 जनवरी , 2020 
का.आ. 190 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ .2394 ( अ ) तारीख 04 जुलाई 2019 , जो भारत 
के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर 
जिले में NH - 74 ( नया NH - 34 / 734 ) के ( कि.मी. 0.000 से कि.मी. 73.000 ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण 
( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 18 जुलाई 
2019 " को " समाचार अमर उजाला " और " दि हिंदुस्तान टाइम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अनुज्ञात कर 
दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


257GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
3 घ की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले में NH - 74 ( नया NH - 34 / 734 ) के कि.मी. 0.000 से कि.मी .73.000 के लिए 

अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश 


जिले का नाम : बिजनौर 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति 
संख्या 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का 
क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : नगीना 


गांव का नाम : गौसपुर सादात 


1 


56/151 


निजी 


कृषि 


0.0136 


हसीना पुत्री मोखा , मौ . इस्माईल , 
यामीन पुत्र मौ . अली , भूरे पुत्र 
हकीमुल्ला 
( 56/151 ) 


तालुक का नाम : नजीबाबाद 


गांव का नाम : भागुवाला 


मुस्तकीम अहमद , नसीम अहमद पुत्र 
अब्दुल सत्तार , फैजान पुत्र अब्दुल 


1 


469 


निजी 


कृषि 


0.164 


गफ्फार , 


( 469 ) 


2 


470 


सरकारी ( रास्ता ) || गैर - कृषि 


0.013 


| ( 470 ) 


3 


471 


अन्य ( निजी / 
|| सरकारी ) 


गैर कृषि 


0.0672 


काली देवता का स्थान 
| ( 471 ) 


4 


751 


निजी 


गैर कृषि 


0.1622 


ताहिर हुसैन पुत्र सब्बीर अहमद , 
अब्दुल अजीज पुत्र स्वर्गीय नबीबख्श , 
तसलीम पुत्र अजीज , वीरेंद्र सिंह , रवींद्र 
कुमार पुत्र बलबीर सिंह , शकुंतला देवी 


[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


पत्नी राजेंद्र सिंह , फैजान अली पुत्र 
असवाक अली , सुनीता पत्नी राजेंद्र 
कुमार सैनी , मुमताज अहमद पुत्र मौ . 
यामीन , यूनुस पुत्र अब्दुल मजीद , 
जयवती पत्नी ननवा , 

विमल 

कुमार पुत्र 
बाबूराम , सोमवती पत्नी दयाराम 
सिंह , भगवान देई पत्नी अमर सिंह , 
कमरजहां पत्नी सरफराज अहमद , 
ताहेरा परवीन पत्नी नाजुद्दीन , शाहीन 
जमाल पत्नी इरशाद अहमद , अविदा 
खातुन पत्नी शरीफ अहमद , संजय 
कर्णवाल , दीपक कर्णवाल पुत्र 
रामेश्वरदयाल कर्णवाल , इरशाद 
अहमद पुत्र जमील अहमद , मौ . अबैश 
सिद्दीकी पुत्र इरशाद अहमद , रईसा 
बेगम पत्नी जमील अहमद , मौ . अनीश , 
मौ . नफीस , मौ . रईस अहमद , मौ . 
सफिक , नौशाद अहमद , मौ . फरमान 
पुत्र मौ . हनीफ , अनिशा पत्नी मौ . 
हनीफ , मौ . यामीन , मौ . यासीन पुत्र 
शब्बीर 
( 751 ) 


5 


752 


अन्य ( निजी । 
सरकारी ) 


गैर - कृषि 


0.0955 


जहीर अहमद पुत्र जमीर अहमद , हुकुम 
सिंह पुत्र गंगाराम , बृजपाल सिंह राठी 
पुत्र शिवनाथ सिंह , नौशाद अहमद पुत्र 
जमील अहमद , कमरजहां पत्नी 
सरफराज अहमद , शहजाद अहमद पुत्र 
जमील अहमद , बृजपाल राठी , जगवीर 
राठी , बृजबीर सिंह , राजबीर राठी 

पुत्र 
बृजपाल सिंह राठी , अजयबाला पत्नी 
बृजपाल सिंह राठी , जमीर अहमद पुत्र 
अब्दुल गफ्फूर , शाहबाज पुत्र जमीर 
हसन , शाहीन जमाल पत्नी इरशाद 
अहमद , इजना इरशार बेटी इरशाद 
अहमद , सितारा परवीन पुत्री जमील 
अहमद , माडाराम पुत्र डालू , मुन्नी देवी 
पत्नी भोपाल सिंह , मनोज कुमार पुत्र 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II_SEC . 3 ( ii ) ] 


भोपाल सिंह , रामगोपाल , छतरपाल , 
देवेन्द्र पुत्र कृपाल 
| ( 752 ) 


गांव का नाम : जलालाबाद 


6 


297 


निजी 


कृषि 


0.0036 


शकीला पत्नी मोहम्मद यासीन 
( 297 ) 


गांव का नाम : कल्हेडी एहतमाली 


7 


90 


निजी 


कृषि 


0.2917 


मनोज कुमार , दिल खुश पुत्र शीशराम , 
उषा पत्नी शीशराम , राजबीर सिंह , 
अजय कुमार पुत्र शिव कुमार , 

किशन 
देई पत्नी शिव कुमार , महेंद्र सिंह पुत्र 
नत्थू सिंह , पवन कुमार , कामन कुमार , 
नमन कुमार पुत्र मुन्नू सिंह , भगवती 
देवी पत्नी मुन्नू सिंह 
| ( 90 ) 


गांव का नाम : मोहम्मद अलीपुर हिरदेय एहतमाली 


8 


55 


निजी 


कृषि 


कृ 


0.0032 


इज़हार , जुबैर , अबरार , उमौर , बतूल , 
अनवार पुत्र अमीनुद्दीन 
( 55 ) 


कुल 


0.814 


[ फा.सं. NHAI / 11013 / LA / PIU - DDN / 2012 / 3D1 ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 10th Janaury , 2020 


S.O. 190 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O. 2394 ( E ) dated 04 July , 2019 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 
1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land 
specified in the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , 
management and operation of NH - 74 ( New NH - 34 / 734 ) on the stretch of land from Km 0.0000 to Km 73.000 in 
the district of BIJNOR in the state of UTTAR PRADESH 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Amar Ujala ” and “ The 
Hindustan Times ” both dated 18 July , 2019 under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the 
land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule 
shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH - 74 
( New NH - 34 / 734 ) in the stretch of Km . 0.000 to Km.73.000 in the district of BIJNOR in the 

State of UTTAR PRADESH 


State : UTTAR PRADESH 


District : BIJNOR 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land 
Owner / Interested Person 

Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Nagina 


Village : Gospur Sadat 


1 


56/151 


Private 


Agriculture || 0.0136 


Hasina D / o Mokha , Mohd . 
Ismile , Yamin , Yamin S / o Mohd . 
Ali , Bhure S / o Hakimulla 
56/151 


Taluk : Najibabad 


Village : Bhaguwala 


1 


469 


Private 


Agriculture || 0.164 


Mustkim Ahamad , Nasim 
Ahamad S / o Abdul Sattar , Faijan 
S / o Abdul Gaffar , 
469 


2 


470 


Government ( Rasta ) 


Non 
Agriculture 


0.013 


Rasta 
470 


3 


471 


Common ( Private / Government || Non 

0.0672 
Agriculture 


Kali dewta ka Sthan 
471 


4 . 


751 


Private 


Non 
Agriculture 


0.1622 


Tahir Husain S / o Sabbir 
Ahamad , Abdul Ajij S / o Late 
Nabibaksh , Tasalim S / o Ajij , 
Virendra Singh , Ravindra Kumar 
S / o Balbir Singh , Shakuntla Devi 
W / o Rajendra Singh , Faijan Ali 
S / o Aswak Ali , Sunita W / o 
Rajendra Kumar Saini , Mumtaj 
Ahamad S / o Mohd . Yaamin , 
Yunus Slo Abdul Majid , Jaiwati 
W / o Nanwa , Vimal Kumar S / o 
Baburam , Somwati W / o 
Dayaram Singh , Bhagwan dei 
W / o Amar Singh , Kamarjahan 
W / o Sarfaraz Ahamed , Tahera 
parveen W / o Najuudhin , Shahin 
Jamal W / o irshad Ahamed , 
Awida Khatun W / o Sharif 
Ahamed , Sanjay Karrnwal , 
Deepak Karranwal S / o 
Rameshwar Dyal Karrnwal , 
Irshad Ahamed S / o Jamil 
Ahamed , Mohd . Abesh Siddiki 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


S / o Irshad Ahamed , Raesa 
Begam W / o Jamil Ahamed , 
Mohd . Anish , Mohd . Nafis , 
Mohd . Raes Ahamed , Mohd . 
Safik , Naushad Ahamed , Mohd . 
Farman S / o Mohd . Hanif , Anisha 
W / o Mohd . Hanif , Mohd . Yamin , 
Mohd . Yasin S / o Shabbir 
751 


5 


752 


Common 
( Private / Government ) 


Non 
Agriculture 


0.0955 


Jahir Ahamed S / o Jamir Ahamed , 
Hukum Singh S / o Gangaram , 
Brijpal Singh Rathi S / o Shivnath 
Singh , Naushad Ahamed Slo 
Jamil Ahamed , Kamarjahan W / o 
Sarfaraz Ahamed , Shahjad 
Ahamed S / o Jamil Ahamed , 
Brijvir , Rajvir Rathi , Jagvir 
Rathi , Brijbir Singh , Rajbir Rathi 
S / o Brijpal Singh Rathi , Ajaybala 

W / o Brijpal Singh Rathi , Jamir 
Ahamed S / o Abdul Gaffur , 
Shahbaj S / o Jamir hasan , Shahin 
Jamal W / o Irshad Ahamed , Ijana 
Irshar Daughter Irshad Ahamed , 
Sitaraa Parvin D / o Jamil 
Ahamed , Maadram S / o Dalu , 
Munni Devi Wlo Bhopal Singh , 
Manoj Kumar S / o Bhopal Singh , 
Ramgopal , Chhatrapal , Devendra 
S / o Kripal 
752 


Village : Jalalabad 


6 


297 


Private 


Agriculture || 0.0036 


Shakila w / o Mohd . Yasin 
297 


Village : Kalhedi Ahatmali 


7 


90 


Private 


Agriculture || 0.2017 


Manoj Kumar , Dilkhush S / o 
Shishram , Usha W / o Shishram , 
Rajbir Singh , Ajay Kumar Slo 
Shiv Kumar , Kishan dei W / o 
Shiv Kumar , Mahendra Singh 
S / o Natthu Singh , Pawan Kumar , 
Kaman Kumar , Naman Kumar 
S / o Munnu Singh , Bhagwati 
Devi W / o Munnu Singh 
90 


Village : Mohamad Alipur Hirdey Ahatmali 


8 


55 


Private 


Agriculture || 0.0032 


Izhar , Jubair , Abrar , Umaur , 
Batul , Anwar S / o Aminuddin 
55 


TOTAL 


0.814 


[ F. No. NHAI / 11013 / LA / PIU - DDN / 2012 / 3D1 ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 
MANOJ KUMAR VERMA VERMA 

Date : 2020.01.17 19:27:22 + 05'30 ' 


